रजिस्ट्री सं. डी . एल. --33002 /99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D. L... 33002/99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन 


KHE 


अपना 


Delhi Gazette 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1961 
No. 196 ] 


दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 24 , 2013 / पौष 3 , 1935 
DELHI , TUESDAY , DECEMBER 24, 2013 PAUSHA 3, 1935 


[ रा . रा . रा . क्षे. दि . सं . 204 
N . C .T. D. NO. 204 


भाग -- IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELIII 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक , 24 दिसम्बर, 2013 
फा . सं . 50( 29 ) / 97 / डीसी / स्था0 / 17777: - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की 
अधिसचना सं. फा . 24 / 78 / 68 - डी ( एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के पर 
करते हए तथा दिनांक 25.4.1998 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 
53 / 149 / 96--..एमएंडपीएच के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श 
के पश्चात स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन औषधि नियंत्रण विभाग में औषधि 
निरीक्षक के पद के लिये निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं , अर्थात : 


संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : -- ( क ) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग , औषधि निरीक्षक के भी नियम, 2013 कहा 


1. 
जाए । 


( ख ) 


ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे । 


5381 DG/2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


- 


- 


2. 


पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेगा! .! 
नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलग ( 2) से (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 


भर्ती पद्धति , आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि: - उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा , योग्यताएं एवं इससे संबंधित 
अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5 ) से ( 13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 


4 . 


अयोग्यता : - ऐसा कोई भी व्यक्ति 


(1 ) 


जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या 


(2 ) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, 
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एक विवाह 
के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये 
विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 


शिथिल करने की शक्तिः-- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है , तो वह कारण 
को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के 
संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे । 


बचाव: - इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियो, भूतपूर्व सानेक , अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तिय 
के लिये उपयश्चित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई TRE 
पड़ेगा । 


अनुसूची 


औषधि नियंत्रक विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में औषधि निरीक्षक के पद के 

भर्ती नियम 


. - - - .-. .... .- .... 


. . 


. 


. . 


| 1. 


पदनाम 
| पदों की संख्या 


औषधि निरीक्षक 
31 * ( 2013) 
इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 
सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित, अलिपिकीय 


- - 


- 


3. 


वर्गीकरण 


वेतनमान 

| पे बैंड-- II 9300 - 34800 / - रुपये 

( ग्रेड पे 4800 / - रुपये ) 
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है 

| लागू नहीं 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु : 30 वर्ष से अधिक नहीं 
सीमा 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेषों या अनुदेषों के अनुसार सरकारी 
कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक षिथिलनीय ) 


नोट:-- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में 
रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है ताकि 
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरग, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश 
का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन 4 
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 
अंतिम तारीख नहीं है । 


- 


-- 


------ 


-- 


- 


7 


----- 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित | : | अनिवार्य:-- विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विष्वविद्यालय से नैदानिक 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 

भेषज्य गुणविज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान में विषेज्ञता सहित फार्मेसी अथवा 
शेषज्य विज्ञान अथवा कार्य- चिकित्सा में उपाधि । 
शर्त यह है कि केवल वे निरीक्षकः 


तल में स्थापित किती विशिष्ालय Mad 


- 


- -- - - - - - - - . - . - 


.- . - 


- 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


16) जो अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थ में से कम से कम एक के विनिर्माण 
में 18 माह का अनुभव रखते हों । 

अथवा 
(ii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित प्रयोगशाला 
में अनुसूची ‘ ग विनिर्दिष्ट पदार्थ में से कम से कम एक के परीक्षण में 18 
माह का अनुभव रखता हो । 

अथवा 
(ii) औषधि नियंत्रक के रूप में अपनी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान 
अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का निर्माण करतो 
वाली फार्मों के निरीक्षण में कम से कम तीन व का अनुभव रखने वाले 
अनुसूची ग में उल्लिखित पदार्थों के निर्माण के निरीक्षण के लिये प्राधिकृत 


होंगे । 


( शर्त यह है कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपेक्षाएं उन निरीक्षकों पर 
लागू नहीं होंगी जो 18 अक्तूबर , 1993 को निरीक्षक के रूप में नियुका थे) 


टीप - 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मागले में योग्यताएं ( कारणों को 
लिखित रूप में रिकार्ड / दर्ज करते हुए) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनीय है । 


टीप - 2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभियान 
से अनुसचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भी तो 
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्गीदवारों के पर्याप्त संख्या 
में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं ( कारणों को 
लिखित रूप में रिकार्ड / दर्ज करते हुए) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनीय है । 


--- 


-....-...--- 


8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं 

निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू 

होगी । 
| 9. परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 

दो वर्ष 
भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति : | सीधी भर्ती द्वारा 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा विभिन्न 
पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का 
प्रतिशत 


11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन | : | लागू नहीं 

द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया 

जाना है 
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : विभागीय स्थायीकरण समिति 
इसकी संरचना क्या है ? 

(1) विकास आयुक्त ( अध्यक्ष ) 
( 2 ) संबंधित सचिव ( सदस्य ) 
( 3) संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 
पदेन सचिव न हो (सदस्य ) 


13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ : सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवश्यक है । 

| लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


सुषमा सिंह, उप सचिव 


DELNII GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT 


NOTIFICATION 
Dated , the 24 December, 2013 


NO . F .50 (29)/97/DC /Estt./ 17777. — In exercise of the powers conferred by proviso to article 
309 of the Constitution read with Government of India , Ministry of Home Affairs notification No. 
F .24 /78 /68 - D (S ) , dated the 24 " September, 1968 and in supersession of the Health and Family 
Welfare Department s earlier Notification No . F .53/ 149 /96 - M & PH dated 25.04 . 1998 , the Li. 
Governor, National Capital Territory of Delhi after previous consultation with the Union Public 
Service Commission , is pleased to make recruitment rules for the post of Drugs Inspectors in the 
Drugs Control Department under Health and Family Welfare Department, Government of National 
Capital Territory of Delhi as following, namely : 


Short title and commencement – (1 ) These rules may be called the Drugs Control 
Department Drugs Inspectors Recruitment Rules, 2013 . 
(2 ) They shall come into force on the date of tricii publication in the Oficial Gaziic . 


2 . 


Number of post, its classification and scale of pay - The number of the said post, its 
classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in colums ? ) 
to ( 4 ) of the Schedule annexed to these rules. 


3 . 


Method of recruitment, age limit, qualifications etc . - Thc method of recruitment, 
age limit , qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specificd 
in the columns (5 ) to ( 13 ) of the Schedule aforesaid . 


Disqualifications - No person , - (a ) who has entered into or contracted a marriage 
with a person having a spouse living ; or 


( b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with 
any person shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is 
permissible under thc personal law applicable to such person and the other party to the 
marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule. 


Power to relax – Where the Government is of opinion that if necessary or expedient 
so to do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation 
with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons . 


Saving -- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and 
other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes, Ex- Servicemen , Other Backward Classes and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


. 


-- 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


WA 


SCHEDULE 
Recruitment Rules for the post of Drugs Inspectors under the Drugs Control Department, 

Government of NCT of Delhi, Delhi 


Name | No . of 

Post 
Post 


Classi 
fication 


Period 


Pay 
Band 


Whe 
ther 
selec 
tion 


| 


Whe 
ther 
age 


Age 
liniit 
for 
direct 
rec 
ruits 


prob 
ation , 


and 


1n case of recrutent 
by promotion 
deputation/absorption , 
grade from which 
promotion /depusta 
tionabsorption 10 be 
made 


Grade 
Pay! 
Pay 
Scale 


its 


Post 


if any 


Educa 
tional 
and 
ather 
qualify - 
cation 
require 
cd for 
direct 
recruits 


E . Q . 
pres 
cribed 


non 
selec 
tion 


Ifa DPC | Circum 

exists Stances 
what is 

in which 

UL. S .C . 
compo 10 bo 
sition 

constili 

ed in 
making 
recruit 
nient 


for 


post 


Method of 
recruitment 
whether by 
direct 
recruitment 
or by 
promotion /or 
by 
deputation / 
absorption 
and 
percentage 
of the 
vacancies to 
be filled by 
various 
methods 


direct 
rec 
ruits 
will 
apply 
in the 
case 


of 


pro 
motees 


? 


Il 


13! * 


4 
Pay 
Band 


13 
I Consult 


NA 


Drugs 

- 


10 
By direct 
recruitment 


NA 


12 
Depart . 
171ental 
( 01 


(2013 ) 


Years 


? 


ject to 
varia 
tion 
depend 
ing on 
wuis 


3 
General 
Central 

Servirne 
Group 
i B 

Gazctied , 
Non 
Minister 
iai 


Rs. 
9300 
34800 
(Grade 
Pay 
28.48 
00 ) 


with 
TOSC 
Flats 
sary 

hilo 
1ake 
diinct 
reeruit 


Loma 
it e 

Deve 
Inpinct 
C HIS 
sioner 
( Chair 
man ) 


ог 


load 


mcn : 


2 . Secic 
tary 
concerned 
(Member ) 


-- 


?, Head of 
the 
Depari 
incut 
concerned 
( Membe } 


5 167 
NAFNot Essen - 

cxcee tiai: 
din 30 
Year s 

11 
(Relax 
able for 

Phain 
Gov . 1123cy 
Servants 
uzio 5 Pharma 
ycrus in ceutical 
accord 

Science 
ance 

or in 
with llie 

Medi 
instruct 
tions 01 

cine 
order s 

with 
isStled specia 
by the 

lization 
Central 
Govt. ) 

Clinical 
Note : 

Phar 
The 
crucial maco 
date for logy or 
detein Micro 
mining biology 

from a 
limit 

Univer 
shall be 
llie 

sity 
closing 

estab 
date for lished 
receipt in India 

hy iaw : 
applica - Provid 
tions 

ed that 
tron 
candi 

only 
dates in 

those 

Inspec 
( and not tors 
tlic 
closing 

Who 
date 

have 
pres . 
cribed 

not less 
for 

than 18 
those in months 
Assam experi 
Mcgha 

cnce in 
laya , 

the 
Ama 

manu 
cha ! 
Pradesh . 

facture 

of 
Mizo 

at 


the age 


unless he 
is alsu os 
officio 
Secretary 


--- 


India 


5381 DG713 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


and 


12il) . leasi 
Mani 

one of 
pier , 

the 
Naga 

Subs 
land, 
Tripura . 

tances 
Sikkun , 

Speci 
Laddakh ficd in 
Division Sche 
of J&K dule C ; 
Siate , 
Lahaul 

OR 
& Spiri ! 
District 

1 Who 
Panji have 
Sub 

not loss 
Division 

than 18 

months 
Chamba 

experi 
Disti . of 

ence in 
Iliwa 

the 
chai 
Pradesi . testing 
Anda of at 
man & Icast 
Nicobar 

one of 
Islaris 
or 

subs 
Lah 

tance 
due 

speci 
licci ! 
Schie 
dule C 
11: a 
Laborat 
ory 
approv 
cd for 
this 
purposc 
by the 
licens 


- 


- 


-.-.---- 


( le 


... 


... 


. 


.. 


- 
- 
- 


ing 


autho 
rity ; 


---- 


OR 


----- 


Who 


---- 


------ 


have 
gaindd 
experi 
ence 
not lcss 
than 
three 
years in 
the 
inspec 
tion of 
firmy 
main 
factur 
ing any 
of the 
substan 
ces 
speci 
fied in 
Sche 
dule C 
during 


the 


tenure 
of their 
sery 
ices as 
Drugs 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Ins 
pectors, 
shall be 
autho 
rised to 
inspect 
the 
ከገጸ ፡ ንን ፡ 
facture 
of the 
subs. 
lances 
inen 
tioned 


i0 


Sche 


dule 
C 


Note : 
Provid 


ed 


further 
that the 
require 
nient as 
to the 


ac 


demic 
qualific 
alion 


shall 


.... 


apply 
to those 
who 
Were 
appoint 
ud as 
Inspect 
orsan 


.. 


Or 


before 


the 


............. 


..- 


-.. 


18th 
day of 
October 
1993 . 
Note 1: 
Qualifi 
cations 
are 
relax 
able at 
the 
discre 
tion of 
the 
UP.S.C ., 
for 
reasons 
to be 
record 
ed in 
writing, 
in case 


.... 


...... 


of 


candi 
dates 
otherwi 
se well 
quail 
fied . 
Note 2 : 


$ 3811G /13 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


The 


qualific 
ations 
regard 
ing 
experi 
ence is 
relax 
able at 
the 
discre 
tion of 
the 
U .PS.C ., 
for 
reasons 
to be 
record 
ed in 
writing, 
in case 


candi 
dates 
belong 
ing to 
Sche 
duled 
Castes 


Sche 
duled 
Tribes. 
il at 
any 
stage of 
select 
ion the 
UPSC 
is of 
the 
opinion 
(Sal 
sufli . 
cient 
number 


of 


candi 
dates 
from 
these 
com 

uni 
ties 
possess 
ing 
requi 
sile 
experi 
chce 
are not 
likely 
to be 
avail 
able to 
fill up 
the 
posts 
reserve 
- ed for 
them . 


By order and in the name of 
the Lt. Govemor, National Capital Territory ofDelhi 


SUSHMA SINHA. Dy. Secy . 


. . 


. 


. 


PART IV 


DELIU GAZETTE : EXTRAORDINARY 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

___ अधिसूचना 

दिनांक , 24 दिसम्बर, 2013 
एफ . सं. 1/ 16/ 2007/ ग०प० ( सा० )/5409. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित बम्बई गृह रक्षक अधिनियम , 
1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा 
दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में फिर से संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात: 

___ 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- ( 1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक ( संशोधन ) नियमावली , 2013 कहा जा 

सकेगा । 

( 2 ) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी । 
2. नियम 8 का संशोधन:- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में निम्नलिखित परंतुक अंत 

में जोड़ा जाएगा अर्थात: 

यह भी शर्त है कि कार्यकाल बीतने के बाद गृह रक्षक स्वयं सेवक , जो मानसिक रूप से चौकस है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है , 
अनुशासित और दिल्ली गृह रक्षक में एक स्वयं सेवक के रूप में अपने पूर्व सेवाकाल में संतोषजनक कार्य प्रदर्शन किया हो, वे 
गह स्वयं सेवकों के रूप में नामांकन के लिए नए सिरे से प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकते है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराजयपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

इंदु सिन्हा , उप सचिव 


Pाहा 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
Dated , the 24th December, 2013 


F .No. 1/ 16 /07 /HG /5409 . In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guard Act, 1947 , as 
extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor ofNational Capital Territory ofDelhihereby makes 
the following rules to further amend the DelhiHome Guards Rules 1959 , namely : 
I . Short title cominencement -- ( 1) These rules may be called the Delhi Home Guard ( Amendment ) Rules 2013. 

(2 ) They shall be come into force on the date of their publication in the Delhi Gazettc. 
Amendment of rule 8 - In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in rule 8 , the following proviso shall be added in 
the end , namely: 
“ Provided also that after the expiry of the terms, the HomeGuard Volunteers who are mentally alert, physically 
fit, well disciplined and have shown satisfactory performance during their previous tenure of service in Delhi 
HomeGuard as a volunteer may apply as a fresh candidate for enrolment ofHome Guard Volunteers." 


2 . 


By order and in the name of the 
L1. Governor of the N. C. T . of Delhi, 

INDU SINIA , Dy. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110004 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. 


